रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


गुारत = राजपत्र 


Che Gazette of india 


Ot. GH. -S1. Wet. -37.-18062024-254775 
CG-DL-E-18062024-254775 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग तर--खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 2218] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2024/ज्येष्ठ 24, 1946 
No. 2218] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2024/JYAISHTHA 24, 1946 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 14 जून, 2024 


का.आ. 2336(अ).--केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या Frat. 5.0. 653 (६) तारीख 12/02/2024, जो भारत के 
राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खण्ड 3, उपखंड (ii) F प्रकाशित की गई थी, द्वारा त्रिपुरा राज्य के साउथ त्रिपुरा जिले में 
NH208 के कि.मी. 93.5 से कि.मी.108.654 (ऑफिस ऑफ़ थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट & कलेक्टर साउथ त्रिपुरा बेलोनिअ) 
तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा उक की उपधारा (3) के अधीन तारीख 3 मार्च, 2024 को 
"त्रिपुरा पर्यवेक्षक" और 4 मार्च, 2024 "सन्दन पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और 
उसका उचित रूप से निपटान किया गया; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 


3582 GI/2024 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 


त्रिपुरा राज्य के साउथ त्रिपुरा जिले में |॥1208 के कि.मी. 93.5 से कि.मी. 108.654 (ऑफिस ऑफ़ थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
& कलेक्टर साउथ त्रिपुरा बेलोनिअ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण। 


राज्य का नाम: त्रिपुरा जिले का नाम: साउथ त्रिपुरा 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी/ हितबद्ध 
संख्या (हेक्टेयर में) व्यक्तियों का नाम 


बालक का नाप: ae 


तालुक का नाम: हरिणा 


गांव का नाम: गुयचन्द 


1477/पी रायती) [विटी tera 0.0364225|नानी गोपाल राय 
भूपाल च.रॉय, नेपाल 
रॉय, माणिक रॉय 
trate रॉय, सुकुमार 
रॉय पुत्र /पुत्री भरत च 
रॉय 


तालुक का नाम: मनु बाँकुल 


गांव का नाम: बिष्णुपुर 


१/प सरकारी टिल्ला 0.00852| त्रिपुरा सरकार 

१ १/प 0.20862|साबित्री त्रिपुरा पत्नी 
फातिक त्रिपुरा ग्राम 
बिष्णुपुर 

१ ३/प निजी 0.227171 विरेन्द्र कुमार त्रिपुरा 


पुत्र काकू मणि त्रिपुरा 
ग्राम-गोरकप्पा 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


महेंद्र कुमार दीवान ग्राम 
बिष्णुपुर, ओक्यूपियर 
कन्या चरण त्रिपुरा पुत्र 
रामी चंद्र त्रिपुरा ग्राम 
बिष्णुपुर 


सरकारी 0.00103|्॑रिपुरा सरकार 
३/प विटी टिल्ला 0.20223|किनन्‍्या चरण त्रिपुरा पुत्र 
राशि चरण त्रिपुरा ग्राम 
बिष्णुपुर 
२४/प बागान टिल्ला 0.11962|शिब शंकर चक्रवर्ती पुत्र 
त्रिपुरा चरण चक्रवर्ती 
ग्राम सबरून 


12826 ब्रिजेन्द्र कुमार त्रिपुरा 
पुत्र राधा कुमार त्रिपुरा 
ग्राम- बिष्णुपुर 

५७/प निजी टिल्ला 0.15045|विरेन्द्र कुमार त्रिपुरा 
ग्राम-गोरकप्पा 

2 


Bill 
हि 
कि 


पुत्र काकू मणि त्रिपुरा 

टिल्ला 2494 3|दिरिन्द्र कुमार त्रिपुरा 
पुत्र खर कुमार त्रिपुरा 
ग्राम बिष्णुपुर 


निजी टिल्ला 088||1) fate कुमार त्रिपुरा 
2)तसलम्फा त्रिपुरा पुत्र 
नकुल बसी त्रिपुरा 
3)कक्रति त्रिपुरा पत्नी 
बुद्धि कुमार त्रिपुरा 
4)किरण माता त्रिपुरा 
पत्नी अनिल चंद्र त्रिपुरा 
ग्राम बिष्णुपुर 
fer 19949]|1)fate कुमार त्रिपुरा 
2)तसलम्फा त्रिपुरा पुत्र 
नकुल बासी त्रिपुरा 
3)कक्रती त्रिपुरा पत्नी 
बुद्धि कुमार त्रिपुरा 
4)किरण माता त्रिपुरा 
पत्नी अनिल चंद्र त्रिपुरा 


o 
G 
AS 
Pia 
4 


eS  गगगगगग॒जण 
li 


N 
o 
3 
ap 
4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


es [ [ [ कण 
गांव का नाम: उत्तर बिजयपर 


गांव का नाम: उत्तर बिजयपुर 


18 ४१ ३/१४७८ सरकारी रोड 0.09205 उत्तर बिजयपुर 


कुल योग 1.8994325 


[फा. 4. NHIDCL/BO Agt/DPR/12(6)/2016-17/3D] 


अभय जैन, उप सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th June, 2024 


S.O. 2336(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, S.O. 653 (E) Dated:12/02/2024 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 3, 
Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and 
operation of NH208 in the stretch of land from Km. 93.5 to Km. 108.654 (Office of the District Magistrate & 
Collector South Tripura Belonia) in the district of South Tripura in the state of TRIPURA 


And whereas the substance of the said notification has been published in “Tripura Observer” and “Syandan 
Patrika” both dated 03.03.2024 & 04.03.2024 under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 


And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and 
settled the same appropriately; 


And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 


submitted its report to the Central Government; 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH208 in the stretch 
of land from Km. 93.5 to Km. 108.654 (Office of the District Magistrate & Collector South Tripura Belonia) in 
the district of South Tripura in the State of TRIPURA 


State: TRIPURA District: South Tripura 


Area Name of Land 
(in Hectares)||_ Owner/Interested 
Person 


Taluk: Harina 


Village: Guachand 


1 1477/p Private (Rayati) |/Viti Tilla 0.0364225||Nani Gopal Roy, 
Bhupal Ch. Roy, 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


Nepal Roy, Manik 
Roy,Niyati Roy, 
Sukumar Roy S/O 
D/O Bharat Ch. Roy 


Taluk: Manu Bankul 
Village: Bishnupur 


Government Tilla 0.00852||Govt. of Tripura 


11/P Private Tilla 0.20862||Sabitri Tripura W/o 
Fatik Tripura Village 
Bishnupur 

13/p Private Tilla 0.22717)|Tirendra Kr. Tripura 
S/o Kaku Mani 
Tripura Vill- 
Gorakappa 


15/p Government Rasta 0.00419}|Govt. of Tripura 
16/p Government Path 0.02271)|Govt. of Tripura 


18/p Private Nal 0.02273]|Rashi Chandra Tripura 
S/o Mahendra Kr. 
Dewan Village 
Bishnupur, 
Permissible Occupier 
Kanya Charan Tripura 
S/o Rami Chandra 
Tripura Village 
Bishnupur 


Government Tilla 0.00103||Govt. of Tripura 


22/p Private Viti Tilla 0.20223]|Kanya Charan Tripura 
S/o Rashi Charan 
Tripura Village 
Bishnupur 

24/p Private Bagan Tilla 0.11962||Shib Shankar 
Chakraborty S/o 
Tripura Charan 
Chakraborty Village 
Sabroon 


Government Tilla 0.01179}|Govt. of Tripura 
Government Path 0.00592||Govt. of Tripura 


56/p Private Tilla 0.12826||Brajendra Kr. Tripura 


S/o Radha Kr. Tripura 
Vill- Bishnupur 


Tirendra Kr. Tripura 


579 Private Tilla 0.15045 
S/o Kaku Mani 
Tripura Vill- 
Gorakappa 


Darindra Kr. Tripura 
S/o Khar Kr. Tripura 
Village Bishnupur 


15 6/p Private Tilla 0.24943 


16 72/p Private Tilla 0.2088 


1)Tirendra Kr. Tripura 
2) Tasalamfa Tripura 
S/o Nakul Basi 
Tripura 3) Kakrati 
Tripura W/o Buddhi 
Kr. Tripura 4) Kiran 


6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


73/p Private Tilla 0.19949 


Village: Uttar BijoyPur 


18 413/1478 Government Road 0.09205}|Govt. of Tripura 


Mata Tripura W/o 

Anil Chandra Tripura 
Vill Bishnupur 
1)Tirendra Kr. Tripura 
2) Tasalamfa Tripura 
S/o Nakul Basi 
Tripura 3) Kakrati 
Tripura W/o Buddhi 
Kr. Tripura 4) Kiran 
Mata Tripura W/o 
Anil Chandra Tripura 
Village Bishnupur 


Total 1.8994325 


[F. No. NHIDCL/BO Agt/DPR/12(6)/2016-17/3D] 
ABHAY JAIN, Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ Kumar ५०४४ 


VERMA Date: 2024.06.18 
22:00:59 +05'30! 


